रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


. 


. . 


MAN 


ET . 


" 


. 
. 


PRER 


: 


4 


. 


. 


. 


. 


. 


: 
. 


TH 


सनामब -जगन 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाजित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 16 , 2014 / वैज़ाख 26 , 1936 
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16 , 2014 /VAISAKHA 26 , 1936 


सं . 1080 ] 
No. 1080 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 मई , 2014 


का . आ . 1299 ( अ). - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह 
समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के बंगलार ग्रामीण जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 207 ( नया राष्ट्रीय 
राजमार्ग संख्या 648 ) के 57.740 कि . मी. से 138.320 कि . मी . तक के भूखण्ड ( होसकोटे - सोमपुरा सेक्शन ) के निर्माण 
( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि ), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है , 
जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है; 


कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप - धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के 
भीतर आक्षेप कर सकेगा; 


ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 
प्राधिकरण , कुनिगल , को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम 
प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी 
आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात् , यदि कोई हो , जिसे सक्षम प्राधिकारी 
आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा; 


उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप - धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश 
अंतिम होगा; 


__ इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में 
उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है 


2047 GI/2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


अनुसूची 
कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 207 ( नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 648 ) के (डिजाइन चैनेज 57.740 कि . मी . से 
138.320 कि . मी . तक ) (होसकोटे - सोमपुरा सेवान ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि 

का संक्षिप्त विवरण | 


क्रम 
संख्या 


गाँव का नाम 


क्षेत्रफल 


जिले का 
नाम 


तालुक का 

नाम 


सर्वेक्षण 
संख्या 


भूमि का | भूमि की 
प्रकार 


प्रकृति 


वर्ग 


मीटर में 


3 


5 


1 | 1. बंगलौर ग्रामीण 


। 1 .होसकोटे 


शुष्क 


1 . एम . सत्यावारा 
| 2. कंबलिपुरा 
1 . बलेपुरा 


8 
580 
260 


शुष्क 


119 
128/ P1 

46 / 5 
46/ 6 


2 . देवनहल्लि 


1643 


47 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी । 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


1305 
855 
316 
177 
122 


शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 


50 / 1 
31 / 1 
31/ 2 
121 

39 
( 39) 113 
( 39 ) 151 
( 39 ) 146 
___ 64 


2 . नल्लूरु 


783 


6708 

80 
505 


550 


3 . चन्नहल्लि 


निजी 


36034 


30 


शुष्क 
शुष्क 


6 / 4 


6/ 3 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 


4. अगलकोटे 


6/ 2 
6/ 1 

6 
48 
49 


निजी 


शुष्क 


25 
202 
354 
707 
732 
4040 
1616 

30 
1603 
253 


निजी 
निजी 
निजी 


50 


5 . बूदिहालु 


निजी 


निजी 
निजी 
निजी 


शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 


30 


जा 


। 


20 
17 
99 
100 
118 
116 
119 
120 


30 


निजी । 


30 


निजी 


30 


निजी | 
सरकारी । 
निजी / 


शुष्क 
शुष्क 


30 
2938 
19160 


6. श्रोत्रियातेल्लोहल्लि 


10 


शुष्क 


सरकारी 


7. हरलुरु 


निजी 


शुष्क 


30 


37 
55 


शुष्क 
शुष्क 


8. गोकरे 


148 / 1 
113/ 1 

3 / 1 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


30 
101 
1347 
4258 


शुष्क 
शुष्क 


| 9. गुल्लोबनहल्लि 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


। 


| 10. सवकनहल्लि 

11 . बीरसंद्रा 
3. दोड्डबल्लापुर | 1 . नागदेवनहल्लि 

2. अरेहल्लि गुड्डदहल्लि 


78 
27/ 2 
85/ 1 
84/ 2 
83/ 4 
83/ 1 
83/ 3 
83/ 2 
62/ 1 
11 / 9 


निजी । 
निजी । 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी । 
निजी । 
निजी 
निजी 
निजी 


3 . तिप्पापुरा 


निजी 
निजी 


शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
नमी 
एनएके 
एनएके 
एनएके 
एनएके 
नमी 
शुष्क 
बागीचा 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 


61 
128 / 1 
24/ 1 
30/ 2 
41 / 1 
41 / 2 
5/ 4 


4. अलहल्लि 


निजी 
निजी 
निजी 


1667 
610 
299 
820 
960 
3030 
770 
505 
3256 
97 
126 
50 
278 
1010 
379 
354 
25 
403 
505 
825 
128 
101 
155 
152 
176 
51 


5 . नागसंद्रा 


निजी 


निजी 


| 6. श्रीनिवासपुरा 
7. कोडिगेहल्लि 


62 / 1 
59/ 1 
56/ 1 


निजी 
निजी 


निजी 


निजी 


| 8. केस्तूर 
9 . कुगोनहल्लि 


106/ 2 
64 


निजी 


निजी 


155 
147 
69 


शुष्क 


10. मंडिब्याडरहल्लि 


74 


शुष्क 
शुष्क 
नमी 
नमी 


11 . नरनहल्लि 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


56 


101 


57 


35 


12. दोड्डुबेलवंगला 


154/1A2 
141 /3A 


141 / 2B1 


निजी 


107 
236 
177 
143 


एनएके 
शुष्क 
शुष्क 


13. मुगेनहल्लि 


निजी 
निजी 
निजी 


शुष्क 


127 


48 / 1 
48/ 2 
48/ 3 
25 / 1 
193/ 1 
58/ 1 


84 
101 


निजी 


14. मुत्तुगडहल्लि 
15 . हुलिकुंटे 
1. मुद्दलिंगनहल्लि 


शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 


निजी 


4200 


4. नेलमंगला 


निजी 


126 
109693 | 


कुल 


[ फा . सं. भाराराप्रा / 26014 / 2011 / पीआईयू –बंगलौर / एलए / रारा - 207 ] 

माया प्रकाश, निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th May, 2014 
S . O . 1299 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 3A of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government, after 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


being satisified that for the public purpose, the land , the brief description of which is given in the Schedule 
below , is required for building (widening/four laning , etc .), maintenance , management and operation of 
National Highway No. 207 (New No.648 ), in the stretch of land from km . 57. 740 to km . 138 . 320 (Hoskote 
Sompura Section ) in District Bangalore Rural in the State of Karnataka , hereby declares its intention to 
acquire such land ; 

Any person interested in the said land may , within twenty one days from the date of publication of 
this notification in the Official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub 
section ( 1 ) of Section 3C of the said Act; 

Every such objection shall be made to the Competent Authority , namely , the Special Land 
Acquisition Officer , National Highway Authority of India , Kunigal in writing and shall set out the 
grounds there of and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard , either in 
person or by a legal practitioner, and may , after hearing all such objections and after making such further 
enquirty , if any , as the Competent Authority thinks necessary , by order, either allow or disallow the 
objections; 

Any order made by the Competent Authority under sub - section (2 ) of Section 3C of the said Act 
shall be final; 

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be 
inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority . 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure falling with the stretch of land 
from km . (Design chainge 57 .740 to km . 138 . 320 ) (Hoskote - Sompura Section ) of the National 

Highway No. 207 (New No. 648 ) in the State of Karnataka. 
Serial Name of Name of the Name of the village Survey Type of Nature Area 
number the district taluk 

number land of land 

square 
mtr ) 


(in 


| | 


1.Bangalore 


1.Hoškove 


1 . Hosakote 


1 . M .Sathyawara 


vara 


1. Bangalore 

Rural 


119 


Private 


Dry 


580 


2 . Kambalipura 
1 . Balepura 


128 /P1 
46 / 5 
46 /6 


260 
1643 


2 . Devanahalli 


47 


855 


Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 


50 / 1 
31/ 1 
31 / 2 
121 

39 
(39 ) 113 
(39) 151 
( 39 ) 146 


2 . Nallur 


Private 


3 . Channahalli 


64 


Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 


6 /4 
6 / 3 
6 /2 
6 / 1 


316 
177 
122 
783 
6708 

80 
505 
550 
36034 
30 
25 
202 
354 
707 
732 
4040 
1616 

30 
1603 
253 
30 


Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 


4 . Agalakote 


L 


48 
49 
50 
20 
17 
99 
100 
118 


5 . Boodihal 


30 


30 


[ TT II – qus 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


116 
119 
120 


L 
L 


6 . Shrothriyatellohalli 
7 . Haraluru 


37 


8 . Gokare 


Private 
Private 

Govt 
Private /Govt 

Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 


55 
148 / 1 
113 / 1 
3 /1 
78 
27 / 2 
85 / 1 


Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Wet 


30 
30 
2938 
19160 
30 
30 
101 
1347 
4258 
1667 
610 
299 
820 


9 . Gullobanahalli 
10 . Savakanahalli 

11 . Beerasandra 
3 . Doddaballapur 1 . Nagadevanahalli 

2 . Arehalli 
Guddadahalli 


84 /2 


3 . Thippapura 


83 /4 
83 / 1 
83 / 3 
83 / 2 
62 / 1 
11/ 9 
61 
128 / 1 
24 / 1 
30 / 2 
41/ 1 
41/ 2 


50 


4 . Alahalli 


5 . Nagasandra 


5 /4 


25 


6 . Srinivasapura 
7 . Kodigehalli 


505 


8 . Kesthur 
9 . Kugonahalli 


62/ 1 
59/ 1 
56 / 1 
106 / 

21 
64 
155 
147 


Private NAK 960 
Private NAK 3030 
Private NAK 770 
Private NAK 505 
Private Wet 3256 
Private Dry 97 
Private Garden 126 
Private Dry 
Private 

Dry 

278 
Private 

1010 
Private 

Dry 

379 
Private Dry 354 
Private Dry 
Private Dry 403 
Private Dry 
Private Dry 825 
Private Dry 128 
Private Dry101 
Private Dry 155 
Private Dry 152 
Private Dry 176 
Private 

Dry 
Private Wet 101 
Private Wet 35 
Private 

Dry 107 
Private NAK 236 
Private Dry 177 
Private | Dry 143 
Private 
Private Dry 84 
Private Dry 
Private 

Dry 

4200 
Private 

Dry 126 
GRAND TOTAL 109693 


10 .Mandibyadarahalli 


69 
74 


51 


11.Naranahalli 


12 . Doddabelavangala 


13 . Mugenahalli 


56 

57 
154 / 1A2 
141/3A 
141/ 2B1 

48 / 1 
48 / 2 
48/ 3 
25 / 1 
193 / 1 
58 / 1 


Dry 


L 


127 


101 


14 . Muttugadahalli 
15 . Hulikunte 
1 . Muddalinganahalli 


| 4 . Nelamangala 


[F . No. NHAI/26014 / 2011/PIU -BNG /LA /NH -207 ] 

MAYA PRAKASH , Director 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


